रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


HEALTRAN 


ROHD 


- 


- - - - - 


TAC - Asthma 


- - - - - - - - - 
Suffertra 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 30 , 2017 / भाद्र 8 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30 , 2017 /BHADRA 8 , 1939 


सं . 2482 ] 
No. 2482 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 अगस्त, 2017 


( आयकर) 


का . आ . 2830( अ ) . - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड (18) के उपखंड (i) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा नीचे तालिका के कालम 2 में उल्लिखित , उक्त धारा के उद्देश्य के 
लिए शौर्य पुरस्कार , जिन्हें तत्संबंधी तदनुरूपी कालम 3 में वर्णित परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है, निर्दिष्ट करती है । 


क्रम सं . 


पात्रता के लिए परिस्थितियां 


( 1 ) 


शौर्य पुरस्कार का नाम 

___ ( 2) 
असाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र 


( 3 ) 
जब अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध ( आर एन्ड ए डब्ल्यू ) और 
महानिदेशक ( सुरक्षा) के कार्मिकों द्वारा दिखाया गया 
असाधारण साहस या उत्कृष्ट शौर्य के कार्यों के लिए प्रदान किया 
जाए और संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा इस आशय के लिए 
प्रमाणित किया जाए । 


[ अधिसूचना सं . 83/ 2017/ फा . सं . 199/ 3/ 2017 - आईटीए-I )] 

दीपशिखा शर्मा, निदेशक 


5394 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th August , 2017 

(INCOME TAX ) 
S .O . 2830 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub clause (i) of clause (18 ) of section 10 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, hereby specifies the gallantry awards for the 
purpose of the said section , mentioned in column (2 ) of the Table below , awarded in the circumstances 
mentioned in corresponding column ( 3 ) thereof . 


TABLE 


| SI. No. 


Name of gallantry award 


Circumstances for eligibility 


(1 ) 


(2 ) 
Asadharan Suraksha 
Praman Patra 


Seva | When awarded for acts of exceptional courage or 

conspicuous Gallantry displayed by personnel of Research 
and Analysis Wing and Director General (Security ) and 
certified to this effect by the Head of the Department 
concerned . 


[Notification No. 83 / 2017 / F . No. 199 / 3 / 2017 - ITA -I ] 

DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK 
KUMAR 


ALOK , 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .09. 01 
12:23 :58 + 05 30 


